... 


MO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 598 राँची, शुक्रवार , 


26 जुलाई, 2019 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुचार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


10 जुलाई , 2019 


- 


संख्या -3 /पद०-01 ( ख)-11/2014 का.- 5453-- श्री सुबोध कुमार , झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
790/03, गृह जिला- हजारीबाग), अपर समाहर्ता ( विधि व्यवस्था), पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर को अपने 
कार्यों के साथ अगले आदेश तक अपर निदेशक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, 
जमशेदपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। 


संख्या-3/ पद०-01( ख)-11/2014 का.- 5454-- श्री निरंजन कुमार , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
820/03, गृह जिला- भागलपुर), उप निदेशक कल्याण, राँची प्रमण्डल , राँची को अपने कार्यों के साथ 
अगले आदेश तक सचिव , झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 
संख्या-3 /पद०-01( ख) -11/2014 का.- 5455-- श्री जॉर्ज कुमार , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
866/03, गृह जिला- हजारीबाग), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अध्यक्ष , झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, 
राँची के आप्त सचिव (बाह्य कोटा) के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक इनकी सेवा नगर 
विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-3 /पद०-01 ( ख) -11/2014 का.- 5456-- श्री गणेश महतो, झा ० प्र ० से ० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- राँची), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को श्री रामचन्द्र सहिस , मा ० मंत्री, जल संसाधन विभाग तथा 
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के आप्त सचिव ( सरकारी कोटा ) के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश 
तक इनकी सेवा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 598 -- 50 


